सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 793 


8 अश्विन, 1938 ( श० ) 
राँची , शुक्रवार , - 

30 सितम्बर 2016 ( ई० ) 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


अधिसूचना 
30 सितम्बर , 2016 


संख्या- 3/ स्था० डी०-01-63/ 2012 - 979 ( 3) स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 
के अधिसूचना संख्या 721 ( 3) दिनांक 9 जून , 2015 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड राज्य के गैर शैक्षणिक 
विशेषज्ञ चिकित्सक (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2015 के नियम -4 में अंकित प्रावधान को 
निम्नवत् संशोधित किया जाता हैं : 

झारखण्ड राज्य के गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ ग्रेड-II की भर्रत्ती झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा 
अनुशंसित उम्मीदवारों से की जायेगी । इनका प्रारंभिक पदस्थापन न्यूनतम 2 वर्षों के लिए सामुदायिक 
स्वास्थ्य केन्द्रों, ट्रॉमा सेंटर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र के साथ ही जिला स्थित सदर 
अस्पतालों एवं अनुमण्डलीय अस्पतालों में किया जायेगा । 
नियमावली के अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगे | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

शकील जब्बार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 793 - 50 | 


